रजिस्ट्री संडी एल ---33004/ 98 


REGD. NO . D. L .-33004/ 98 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खर3 - ठप - खण ( 1 ) 
PART II — Section 3.- -Sub-section (11) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


.. - IV. : C 

1177 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० 686 ] 
No. 686 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , अक्तूबर 21, 1998 / आश्विन 29, 1920 
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1998/ASVINA 29 , 1920 


%A4 


MAH 


A 


D 


जल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( नौवहन पक्ष ) 

अधिसूचना 

मई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1998 
का . आ . 913( अ ) - समय - समय पर यथा - संशोधित, राष्ट्रीय माविक कल्याण मोई नियम , 1963 के नियम 3 और 4 के साथ पठित 
वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 ( 1958 का 44 ) की धारा 218 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय 
की अधिसूचना सं . का. आ. 728 ( अ ) दिनांक 14 - 10 - 1997 का आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उक्त अधिसूचना के क्रम सं . १ पर 
कैप्टन वी. के . गुप्ता के स्थान पर श्री एम . के . मजुमदार , उप - महा प्रबंधक - प्रभारी, मेड़ा कार्मिक विभाग, भारतीय नौवहन निगम को 13 अक्तूबर, 1999 
तक पोत मालिकों के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय कल्याण बोर्डका सदस्य नियुक्त करती है । 

[ फा. सं. एस टी -1501177 / 98 - एम टी ] 

एम. रामचन्द्रम , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


(Shipping Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st October , 1998 
S . O . 913 ( E ). In exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1) of Soction 218 of the Merchant Shipping Act, 
1958 (44 of 1958 ) read with Rules 3 and 4 of the National Welfare Board for Seafarers Rulos , 1963, as amended from time to 
time and in partial modification of the Ministry s Notification S. O . No . 728( E) dated 14-10 -1997, the Central Government 
hereby appoints Shri M . K. Majumdar , Dy. General Manager -in - Charge, Fleet Personnel Department, Shipping Corporation 
of India as a member of the National Welfare Board in place of Capt. V . K . Gupta vide scrial No. 9 of the said Gazette 
Notification , as a representative of Shipowners till 13th October, 1999 . 

[ F No. ST -150111/98- MT ] 
M . RAMACHANDRAN, It. Secy . 


- 


2763 GI/98 


Printed by the Marugor , Govt of badle Pang , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published bythoController of Publications , Dolhi - 110054 --- 1998, 


